रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


REGD. NO . D . L . -33004/ 99 


मयपवजयते 


भारत की राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग - खण्ड 1 
PARTI _ Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली , बहस्पतिवार , मई 3, 2001 / वैशाख 13 , 1923 
NEW DELHI, THURSDAY, MAY 3 , 2001 /VAISAKHA 13 , 1923 


सं . 123 ] 
No. 123 


वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 


( वाणिज्य विभाग ) 
सार्वजनिक सूचना 

नई दिल्ली , 3 मई, 2001 

सं. 12 ( आर ई- 2001 ) / 1997 - 2002 
फा. सं . 01/ 89 / 214 / 00002 / ए एम 02. - निर्यात और आयात नीति , 1997 - 2002 के 
पैरा 4. 11 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार कपड़े और कपड़े की वस्तुओं 
के आयात की अनुमति हेतु अधिसूचना संख्या 3 ( आर ई - 2001 )/ 97 - 02 दिनांक 31 - 3 - 2001 के पैरा 11 में 
उल्लिखित शर्त के अनुपालन हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को, एतद्वारा , अधिसूचित करते हैं । 


उद्गम वाले देश की राष्ट्रीय प्राधिकरण एजेंसी द्वारा प्राधिकृत कपड़ा परीक्षण 
प्रयोगशाला से पोतलदान पूर्व परीक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त सभी आयात खेपों , 
जिनमें प्रमाणित किया गया हो कि आयात खेप में उपर्युक्त पैरा - 11 के 
अनुसार कोई खतरनाक रंग इस्तेमाल नहीं किया गया है, को निकासी की 
अनुमति प्रदान की जाएगी । 


2. 


वे आयात जिन्हें ऊपर पैरा - 1 के अनुसार कोई पोतलदान पूर्व परीक्षण 
प्रमाणपत्र प्राप्त न हो , इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक में उल्लिखित 
किसी भी एजेंसी से आयातित खेप के नमूने को यह परीक्षित और प्रमाणित 
करवाने के बाद ही निकासी की अनुमति प्रदान की जाएगी कि आयातित 
खेप में अधिसूचना संख्या 3 ( आर ई- 2001) / 97 - 02 दिनांक 31 . 3. 2001 के 
पैरा - 11 के अनुसार कोई निषिद्ध रंग इस्तेमाल नहीं किया गया है । 


एन. एल. लखनपाल, महानिदेशक , विदेश व्यापार 


1336 ( I/ 2001 


( " 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART ] - SEC . 1 ] 


अनुलग्नक 


श्री 


क्रम पता 

स्थान | दूरभाष न० / फैक्सा सम्पर्क 
सं0 

नं० 

अधिकारी 
टैक्सटाइल कमेटी, मुम्बई (022 ) 4982331 डा० जी . एस. 
क्रिस्टल ",79, डा० 

4934555 

नाड़ीगर, 
ए. वी . रोड, 

4964521 निदेशक 
बोरली , मुम्बई-400018 . 

( लेबोरेट्रीज) 
टैक्सटाइल कमेटी प्लेटिनम कैनानोर (0497 ) 506390 श्री तिलक 
सैंटर 

प्रसाद, 
दूसरा तल , बैंक रोड, 

सहायक . 
कैनानोर- 670001 

निरीक्षण 

अधिकारी 
टैक्सटाइल कमेटी, नार्थ विंग चैन्नई ( 044 ) 4940740 
प्रथम तल, टी . एन. एस. सी . 

एम. गोपालन, 
बोर्ड काम्प्लैक्स, 212, 

उप मुख्य 
आर. के. मुरली रोड, मायलपुर , 

निरीक्षण 
चैन्नई- 600004 

अधिकारी 
4. 

कमेटी, | जयपुर (0144 ) 514453/ श्री एस. एन. 
एन/ एस/ 0/ 2 , नेहरु प्लेस , एन. ए . 

वैल्लूर 
टोंग रोड, जयपुर- 302015 

वरिष्ठ विज्ञान 

अधिकारी 
5 . / टैक्सटाइल कमेटी, 48- बी , लुधियान (0161 )474906 श्री बालाराम 
टैगोर नगर , सिविल लाइन्स, IT 

कुमार 
लुधियाना- 141001 

वरिष्ठ विज्ञान 

अधिकारी 
6. टैक्सटाइल कमेटी, 18ए, | मदुरई (0452 ) 623303 श्री ए. अब्राहम 
किलामापुर , पालीवसल 

निरीक्षण 

अधिकारी 
| कामराज रोड, मदुरई 
625009 
टैक्सटाइल कमेटी, 

( 011)5795241 श्री पी . के . 
41, कम्यूनिटी सैन्टर , फेस- | दिल्ली 5792364 

सेन 
1, नारायणा, नई दिल्ली 

5793722 वरिष्ठ विज्ञान 
110028 

फैक्स- 4795241 अधिकारी 1 
टैक्सटाइल कमेटी, 205 , तिरुपुर फैक्स 

श्री एन . जीवा, 
बी . एस . सुन्दरम रोड , (0421 )702500 निरीक्षण 
तिरुपुर-641601 

अधिकारी 


स्ट्रीट, 


[ भाग I - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


. 


. 


. 


- 


- 


" 


. 


- 


- 


. 


- 


. 


. 


- - - - 


. 


- - 


केन्द्रीय रेशम प्रौद्योगिकी |बंगलौर | (080 ) 6685238/ डा0 टी एच | 
अनुसंधान संस्थान ( सी एस 

6680435 | सोमशेखर 
टी आर आई ) केन्द्रीय रेशम 

निदेशक 
बोर्ड, माडीवाला रोड , 
बंगलौर -560054 
इको टैस्टिंग लैबोरेट्री | भागलपुर | पीपी 

श्री एम. ए. 
सैन्ट्रल सिल्क 

( 064 )401048 मून , उप 
टैक्नोलोजिकल रिसर्च 

निदेशक 
इन्सटीट्यूट, सैन्ट्रल सिल्क 
बोर्ड, 21, राधा रानी सिन्हा 
रोड, भागलपुर - 812001, 

बिहार 
11. | इको टैस्टिंग लैबोरेट्री, वाराणसी ( 0541) 347306 | श्री एम. के . 
सैन्ट्रल सिल्क 

| मजुमदार, उप 
टैक्नोलोजिकल रिसर्च 

निदेशक 
इन्सटीट्यूट, सैन्ट्रल सिल्क 
बोर्ड, आई आई टी कैम्पस , 
चौकाघाट , वाराणसी 
221002 


MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 


(Department of Commerce ) 


PUBLIC NOTICE 


New Delhi, the 3rd May, 2001 


No. 12 ( RE- 2001 )/ 1997 - - 2002 


F. No . 01/ 89/ 214 / 00002/ AM02. — In exercise of powers conferred under Paragraph 4. 11 of the Export and Im 
port Policy, 1997 – 2002 , the Director General of Foreign Trade horoby notifies the procedure to be followed for compli 
ance of condition at paragraph 11 of Notification No. 3 (RE - 2001)/ 97 – 02 dated 31 -03 -2001, for allowing import of 
textile and textile articles : 
1 . All import consignments carrying a preshipment inspection certificate from a 
textile testing laboratory accredited to the National Accredition Agency of the country 
of origin , certifying that the import consignment does not contain any of the hazardous 
dyes as per aforementioned paragraph 11 shall be allowed to be cleared . 
2 . The import consignments which do not carry any preshipment inspection 
certificate as per paragraph 1 above, shall be allowed to be cleared after getting the 
sample of the imported consignment tested and certified from any of the agencies 
indicated in the Annexure to this public notice , that the imported consignment does not 
carry any of the prohibited dyes as per paragraph 11 of notification no, 3( RE- 20011 / 97 . 
02 dated 31. 03. 2001. 


N . L . LAKHANPAL , Director General of Foreign Trade 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(Part - - SEC . 1 ] 


ANNEXURE 


Sl.No . 

1 . 


Address _ Location Tel. No./Fax . No. Contact person 
Textile 

Mumbai (022 ) 4982331, Dr. G . S . Nadiger, 
Committee , 

4934555 , 

Director (Laboratories) 
Crystal , 79 , Dr. 

4964521 
A . B . Road , Worli , 
Mumbai-400018 . 
Textiles 

Cannanore (0497 )506390 Shri Tilak Prasad , Asstt . 
Committee 

Inspecting Officer 
Platinum Centre , 
2nd Floor, Bank 
Road , Cannanore 
670001 
Textiles 

Chennai (044 ) 4940740 Shri M .Gopalan , Dy . 
Committee , North 

Chief Inspecting Officer 
wing 15 Floor, 
T .N . S . C . Board 
Complex , 212 , 
R . K . Murli Road , 
Mylapore , 
Chennai-600004 
Textiles 

Jaipur (0141 ) 514453/N . A . Shri S .N . Bailur, Senior 
Committee , 

Scientific Officer II 
N / S / 0 /2 , Nehru 
Place , Tong Road , 
Jaipur- 302015 
| Textiles 

Ludhiana (0161 )474906 Shri Balaram Kumar , 
Committee, 48 - B , 

Senior Scientific Officer 
Tagore Nagar , 
Civil Lines, 
Ludhiana - 141001 
Textiles 

Madurai (0452 )623303 Shri A .Abraham , 
Committee, 18A , 

Inspecting Officer 
Keelamathur, 
Pallivasal Street, 
Kamraj Road , 
Madurai-625009 
Textiles 

New Delhi 1 (011) 5795241 Shri P . K Sen , 
Committee , 41, 

5792364 

Senior Scientific Officer 
Community 

5793722 


5 . 


Il 


[ YT [ 


151] 


भारत का राजपत्र. : असाधारण 


I 


pod 


ID 


Fax : 4795241 


Fax : (0421 )702500 


Shri N . Jeeva, Inspecting 
Officer 


(080 )6685238 /6680 Dr. T . H , Somashekhar , 
435 

Director 


10 . 


PP (0641 ) 401048 


Shri M . A . Moon Dy. 
Director 


Centre, Phase -I, 
Naraina , New 
Delhi- 110028 
Textiles 

Tirupur 
Committee , 205 , 
B . S . Sundaram 
Road , Tirupur 
641601 
Central Silk Bangalore 
Technological 
Research Institute 
(CSTRI), Central 
Silk Board , 
Madiwala Road , 
Bangalore -560054 
Eco Testing Bhagalpur 
Laboratory 
Central Silk 
Technological 
Research Institute , 
Central Silk 
Board , 21, Radha 
Rani Sinha Road , 
Bhagalpur 
812001, Bihar 
Eco Testing Varanasi 
Laboratory , 
Central Silk 
Technological 
Research Institute , 
Central Silk 
Board , IIT 
Campus, 
Chowkaghat, 
Varanasi-221002 


( 0541 ) 347306 


Shri M . K . Majumdar, 
Dy. Director 


Printed by the Manager, Govt. of India Prog9, Ring Road , Mayapuri, Now Dolbi- 110064 

and Publishod by tho Controllor of Publications , Delhi- 110054 . 


